रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 


VWita = राजपत्र 


Che Gazette of Jndia 


Ol. oil. -ST. Wet. -37.-2803 202 3-24473 
CG-DL-E-28032023-24473! 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग [l—avs ३---उप-खण्ड (ii) 
PART IJ—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 385] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2023/45 7, 945 
No. 385] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2023/CHAITRA 7, 945 


कोयला मंत्रालय 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 28 मार्च, 2023 


का.आ. 438(4).— eats सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की 
भूमि में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है ; 


और, रेखांक धारक संख्यांक जीएम/जेएनआर/लैंड/2024-22/सीबीए(एसईसी-4)/42, तारीख 20 अक्तूबर, 
202 जिसमें अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट है, का निरीक्षण महाप्रबंधक, झांजरा क्षेत्र, ईस्टर्न 
कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर झांजरा, जिला पश्चिमी बर्द्धमान (पश्चिमी बंगाल)-73385 के कार्यालय में या मुख्य 
महाप्रबंधक (खोज प्रभाग) केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाईन संस्थान लिमिटेड, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, राँची- 
83403, झारखंड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन (कोयला मंत्रालय), स्कोप मीनार, 
कोर-2, 5वीं मंजिल, लक्ष्मी नगर, feeett-0092 के कार्यालय में किया जा सकता है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला ATH AA (Asta और विकास) अधिनियम, 957 ((957 का 20) (जिसे 


इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (॥) द्वारा Wat शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है। 


उक्त उल्लिखित अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति - 


2035 GI/2023 () 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


(i) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गई किसी कार्रवाई से हुई या होने वाली नुकसानी के 
लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या 


(i) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा () के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञम्तियों प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त 
अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (4) के अधीन खनन पढ़े प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर 
सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (!) के खण्ड (i) से खंड (iv) F विनिर्दिष्ट मदों की बाबत 
उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, 

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर महाप्रबंधक, झांजरा क्षेत्र, ईस्टर्न 
कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर झांजरा, जिला पश्चिम बर्द्धमान (पश्चिमी बंगाल)-73385 को परिदत्त कर सकेगा। 
अनुसूची 
नार्थ और सेंट्रल बंकोला ब्लॉक और कोनारडीही ब्लॉक 
जिला पश्चिमी agar 


राज्य - पश्चिमी बंगाल 
rate धारक संख्यांक जीएम/जेएनआर/लैंड/2024-22/सीबीए(एसईसी-4)/2, तारीख 20 अक्तूबर, 202] 


क्रम सं. | मौजा का नाम | थाना ब्लॉक जिला क्षेत्र हिक्टियर | टिप्पणियां 
में) 
. चकबनबहाल अंडाल अंडाल पश्चिमी 2.34 भाग 
क्षेत्राधिकार सूची बर्द्धमान 
7 
2. कोनारडीही पांडवेश्वर पांडवेश्वर पश्चिमी .90 भाग 
क्षेत्राधिकार सूची बर्द्धमान 
44 
कुल क्षेत्र : 4.2| हेक्टेयर 
(लगभग) 
सीमा वर्णन : 


अधिग्रहीत किए जाने वाले प्लाट बहुभुज Wivaa3sr4THvEu7TVSET9N, A aA2at3at4s, सी। सी2 सी3 
a4, डी।डी2डी3डी4डी5डी4, S7E2E3E4E और एफ।एफ2एफ3एफ4एफ। के भीतर स्थित हैं, जैसाकि रेखांक 
धारक संख्यांक जीएम/जेएनआर/लैंड/2024-22/सीबीए(एसईसी-4)/42, तारीख 20 aHAr,202/ में उल्लिखित है | 
प्लाट अंडाल और पांडवेश्वर ब्लॉक के तहत मौजा चकबनबहाल और कोनारडीही में स्थित हैं। उपरोक्त बहुभुजों का वर्णन 
नीचे दिया गया है :- 
बहुभुज - Wi ,U2,03,04,05,06,07,U8,09,74 : 


() रेखा W-U2 : यह रेखा मौजा चकबनबहाल, क्षेत्राधिकार AeA 47 और चकबकाला क्षेत्राधिकार सूची 9 के आम 


सीमा पर बिन्दु ए॥ से प्रारंभ होती है और पूर्व की तरफ बिन्दु ए2 तक जाती है और क्षेत्राधिकार सूची 7 मौजा 
चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 340 के मध्य से जाती है। 


(2) रेखा ए2-ए3 : यह रेखा बिन्दु ए2 से प्रारंभ होती है और उत्तर-पूर्व की तरफ बिन्दु ए3 तक जाती है और क्षेत्राधिकार 
सूची 47 मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 340 के अंदर से जाती है। 
(3) रेखा ए3-ए4 : यह रेखा बिन्दु ए3 से प्रारंभ होती है और दक्षिण-पूर्व की तरफ बिन्दु ए4 तक जाती है और क्षेत्राधिकार 
सूची 47 मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 340 के अंदर से जाती है। 


(4) रेखा ए4-ए5 : यह रेखा बिन्दु ए4 से प्रारंभ होती है और पूर्व की तरफ बिन्दु ए5 तक जाती है और क्षेत्राधिकार सूची 7 
मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लाट संखया 339 और 340 के आम सीमा से जाती है। 


[भाग I—ers 3(6॥)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


(5) रेखा ए5-ए6 : यह रेखा बिन्दु ए5 से प्रारंभ होती है और पूर्व की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 7 «AT चकबनबहाल के 
राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 339 और 340 के आम सीमा के साथ से जाती है और क्षेत्राधिकार सूची 47 मौजा चकबनबहाल 
के राजस्व सर्वे प्लाट FEAT 339 और 340 में बिन्दु WS के आम सीमा पर समाप्त होती है । 


(6) रेखा ए6-ए7 : यह रेखा बिन्दु ए6 से प्रारंभ होती है और पूर्व की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 7 «AT चकबनबहाल के 
राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 340 में बिन्दु ए7 तक जाती है। 


(7) रेखा ए7-ए8 : यह रेखा बिन्दु ए7 से प्रारंभ होती है और दक्षिण की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 7 मौजा चकबनबहाल के 
राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 340 में बिन्दु ए8 तक जाती है। 


(8) रेखा ए8-ए9 : यह रेखा बिन्दु US से प्रारंभ होती है और पूर्व की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 47 मौजा चकबनबहाल और 
चकबकाला क्षेत्राधिकार सूची 79 के आम सीमा में बिन्दु WO तक जाती है। 


(9) रेखा W9-0 : यह रेखा बिन्दु WO से प्रारंभ होती है और दक्षिण-पश्चिम की तरफ बिन्दु ए| तक जाती है। 
बहुभुज - ft 2,43, 44 4H: 


(4) 0 रेखा tt -at2 : यह रेखा AM मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 355 और 357 के आम सीमा से 
प्रारंभ होती है और दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ जाती है, क्षेत्राधिकार सूची 6 के मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लाट 
संख्या 357 और मौजा श्यामसुंदरपुर के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 256 में बिन्दु बी2 के आम सीमा पर समाप्त होती है। 

(2) रेखा बी2-बी3 : यह रेखा बिन्दु बी2 से प्रारंभ होती है, उत्तर में बी3 तक जाती है, जोकि क्षेत्राधिकार सूची 7 के 


मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 355 और 357 तथा क्षेत्राधिकार सूची 46 के मौजा श्यामसुंदरपुर के 
राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 256 के तिराहे पर स्थित है। 


(3) रेखा बी3-बी4 : यह रेखा बिन्दु बी3 से प्रारंभ होती है, पश्चिम में क्षेत्राधिकार सूची 7 मौजा चकबनबहाल के राजस्व 


सर्वे प्लाट ASAT 355 और 357 के आम सीमा में बिन्दु बी4 तक जाती है। 
(4) रेखा बी4-बी। : यह रेखा बिन्दु बी4 से प्रारंभ होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ बिन्दु IM तक जाती है। 


बहुभुज - At a2, a3, 4H : 


(4) रेखा at-2 : यह रेखा सी॥, क्षेत्राधिकार सूची 4 , मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 2872 और 
2875 के आम सीमा से प्रारंभ होती है और उत्तर-पूर्व दिशा में क्षेत्राधिकार सूची 4-H मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे 
प्लाट संख्या 2872 की तरफ जाती है और क्षेत्राधिकार सूची 4-H मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 2872 
और 2873 के आम सीमा में बिन्दु सी2 तक जाती है। 


(2) रेखा सी2-सी3 : यह रेखा बिन्दु सी2 से प्रारंभ होती है और उत्तर पश्चिम की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 4 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 2872 और 2873 के आम सीमा में बिन्दु सी3 तक जाती है। 


(3) रेखा सी3-सी4 : यह रेखा बिन्दु सी3 से प्रारंभ होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 4 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 2872 के आम सीमा से होते हुए क्षेत्राधिकार सूची (4 मौजा कोनारडीही और 
क्षेत्राधिकार सूची 76 के मौजा श्यामसुंदरपुर के आम सीमा में बिन्दु सी4 तक जाती है। 


(4) रेखा a4 : यह रेखा बिन्दु सी4 से प्रारंभ होती है और दक्षिण पूर्व की तरफ बिन्दु सी। तक जाती है। 
बहुभुज - St 32,83, 504,505,27 : 


() रेखा St-72 : यह रेखा बिन्दु SM, क्षेत्राधिकार सूची 4, मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 2993 और 


974 के आम सीमा से प्रारंभ होती है और उत्तर-पूर्व दिशा में क्षेत्राधिकार सूची 4 के मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे 
प्लाट संख्या 7974 की तरफ जाती है और क्षेत्राधिकार सूची 5 के मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 4944 
और 976 के आम सीमा में बिन्दु डी2 तक जाती है। 


(2) रेखा डी2-डी3 : यह रेखा बिन्दु डी2 से प्रारंभ होती है और उत्तर पश्चिम की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 4 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 974 और 946 के आम सीमा में बिन्दु डी3 तक जाती है। 


(3) रेखा डी3-डी4 : यह रेखा बिन्दु डी3 से प्रारंभ होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 4 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संखया 7974 और 946 के आम सीमा में बिन्दु डी4 तक जाती है। 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


(4) रेखा डी4-डी5 : यह रेखा बिन्दु डी4 से प्रारंभ होती है और पूर्व की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 4 मौजा कोनारडीही के 
राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 974 और 2993 के आम सीमा में बिन्दु डी5 तक जाती है। 


(5) रेखा डी5-डी। : यह रेखा बिन्दु STH से प्रारंभ होती है और दक्षिण की तरफ बिन्दु ST तक जाती है। 
बहुभुज - 2,82,23,84,87: 


() $7-22: यह रेखा बिन्दु ई।, अधिकारिता संख्या (4, मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संखया 96 और 797 


के आम सीमा से प्रारंभ होती है और उत्तर-पूर्व दिशा में क्षेत्राधिकार सूची 4-H मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट 
संख्या 7977 की तरफ जाती है और क्षेत्राधिकार सूची 4-H मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संखया 97 और 
978 के आम सीमा में बिन्दु ई2 तक जाती है। 


(2) ई2-ई3 : यह रेखा बिन्दु ई2 से प्रारंभ होती है और उत्तर पश्चिम की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 4 मौजा कोनारडीही के 
राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 977 और 979 के आम सीमा में बिन्दु ई3 तक जाती है। 


(3) ई३-ई4 : यह रेखा बिन्दु ई3 से प्रारंभ होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 4 मौजा कोनारडीही के 
राजस्व सर्वे प्लाट संखया (977 की तरफ जाती है और क्षेत्राधिकार सूची 4 मौजा कोनारडीही राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 
9(7 और 9(6 के आम सीमा में बिन्दु ई4 तक जाती है। 


(4) ई4-ई। : यह रेखा बिन्दु ई4 से प्रारंभ होती है और दक्षिण पूर्व की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 4 मौजा कोनारडीही के 
राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 497 और 976 के आम सीमा में faeg S तक जाती है। 


बहुभुज - TH, LH, UH, C44, THI : 


(4) रेखा WH-wH? : यह रेखा बिन्दु एफ॥, क्षेत्राधिकार सूची 4, मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 978 
और 99 के आम सीमा से प्रारंभ होती है और उत्तर-पूर्व दिशा में क्षेत्राधिकार सूची 4-H मौजा कोनारडीही के राजस्व 
सर्वे प्लाट संख्या 99 की तरफ जाती है और क्षेत्राधिकार सूची 4-H मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 
99 और 920 के आम सीमा में बिन्दु एफ2 तक जाती है। 


(2) रेखा एफ2-एफ3 : यह रेखा बिन्दु एफ2 से प्रारंभ होती है और उत्तर-पश्चिम की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 74 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे MATS संखया 7979 और 4920 के आम सीमा में बिन्दु एफ3 तक जाती है। 

(3) रेखा एफ3-एफ4 : यह रेखा एफ3 से प्रारंभ होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 4 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लाट HEAT (9/9 के आम सीमा में बिन्दु एफ4 तक जाती है। 

(4) रेखा एफ4-एफ॥। : यह रेखा एफथ4 से प्रारंभ होती है और दक्षिण पूर्व की तरफ क्षेत्राधिकार सूची 4 मौजा कोनारडीही 
के राजस्व सर्वे प्लाट संख्या 498 और 4949 के आम सीमा में fag WH तक समाप्त होती है। 


[फा. सं. 43045/06/2022-एलएएण्डआईआर] 


भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th March, 2023 


S.O. 438(E).— Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the 
land in the locality described in the Schedule annexed hereto; 

And, whereas, the plan bearing number GM/JNR/LAND/202] -22/CBA(SEC-4)/l2, dated the 20" 
October,202 containing details of the areas of land described in the Schedule may be inspected at the Office of the 
General Manager, Jhanjra Area, Eastern Coalfields Limited, Post Office Jhanjra, District Paschim Bardhaman (West 
Bengal)-73385 or at the Office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and 
Designing Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi-83403, Jharkhand or at the Office of the Coal 
Controller, Coal Controller's Organisation (Ministry of Coal), Scope Minar, Core-II, 5th Floor, Laxmi Nagar, 
Delhi-!0 092 or at the Office of the District Collector, District Paschim Bardhaman, West Bengal; 


[भाग I—ers 3(6॥)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (l) of section 4 of Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development) Act, 957 (20 of 957) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government 
hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the said Schedule; 


Any person interested in the land described in the said Schedule may- 


(i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any 
action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or 

(ii) claim compensation under sub-section () of section 3 of the said Act in respect of prospecting license 
ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 3 of the said Act, for mining lease ceasing to 
have effect and deliver all maps, chart and other documents relating to the land to show the expenditure 
incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section () of section 3 of the said Act, 


to the office of the General Manager, Jhanjra Area, Eastern Coalfields Limited, Post Office Jhanjra, District 
Paschim Bardhaman (West Bengal)-73385 within a period of ninety days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette. 

SCHEDULE 


North and Central Bankola Block and Konardihi Block 
District - Paschim Bardhaman 
State - West Bengal 
[plan bearing number GM/JNR/LAND/202-22/CBA(SEC-4)/2,dated the 20th October, 202]] 


Sr. Name of Mouza Thana Block District Area Remarks 
No. (in hectares) 
l. Chakbabahal Andal Andal Paschim 2.3] Part 
Jurisdiction List Bardhaman 
number 7 
2. Konardihi Pandaveswar Pandaveswar Paschim .90 Part 
Jurisdiction List Bardhaman 
number 4 
Total area : 4,2] 
hectares 
(approximately) 


Boundary description : 


The plots to be acquired lie within the polygons ALA2ZA3A4A5A6A7A8A9AI, BIB2B3B4B], 
CIC2C3C4Cl, DID2D3D4D5D, ELE2E3E4El and FIF2F3F4Fl,as mentioned in the plan bearing number 
GM/INR/LAND/202]-22/CBA(SEC-4)/2, dated the 20th October,202. The plots lie in mouzas Chakbanbahal and 
Konardihi under Andal and Pandaveswar Block. The aforesaid polygons are described below: - 


Polygon- AI,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,Al: 


(.) Line Al-A2: The line starts from the point Al on the common boundary of mouzas Ckakbanbahal, Jurisdiction 
List number 47 and Ckakbakala, Jurisdiction List number !9, moves towards east up to the point A2 across the middle 
of the Revenue Survey Plot number 340 of the mouza Ckakbanbahal, Jurisdiction List number 7. 


(2) Line A2-A3: The line starts from the point A2, moves towards north-east up to the point A3 within the Revenue 
Survey Plot number 340 of the mouza Ckakbanbahal, Jurisdiction List number 7. 


(3) Line A3-A4: The line starts from the point A3 moves towards south-east up to the point A4 within the Revenue 
Survey Plot number 340 of the mouza Ckakbanbahal, Jurisdiction List number I7. 


(4) Line 34-23 : The line starts from the point A4, moves towards east up to the point A5 on the common boundary 
of the revenue survey plot number 339 and 340 of the mouza Ckakbanbahal, Jurisdiction List number |7. 


(5) Line A5-A6 : The line starts from the point A5, moves towards north-east along the common boundary of 
Revenue Survey Plot numbers 339 and 340 of the mouza Ckakbanbahal, Jurisdiction List number ।7 and ends on the 
common boundary of Revenue Survey Plot numbers 339 and 340 of the mouza Ckakbanbahal, Jurisdiction List 
number [7 at point Ag. 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


(6) Line A6-A7: The line starts from the point A6, moves towards east up to the point A7 within the Revenue Survey 
Plot number 340 of the mouza Ckakbanbahal, Jurisdiction List number 7. 


(7) Line A7-A8 : The line starts from the point A7, moves towards south up to the point A8 within the Revenue 
Survey Plot number 340 of the mouza Ckakbanbahal, Jurisdiction List number 7. 


(8) Line A8-A9 : The line starts from the point A8, moves towards east up to the point A9 on the common boundary 
of mouzas Ckakbanbahal, Jurisdiction List number [7 and Ckakbakala, Jurisdiction List number 9. 


(9) Line A9-Al : The line starts from the point A9, moves towards south-west up to the point Al. 
Polygon- B,B2,B3,B4,B4,B : 


(.) Line Bl-B2: The line starts from the point BI situated on the common boundary line of Revenue Survey plot 
numbers 355 and 357 of mouza Chakbanbahal, moves towards south-east and ends at the point B2 on the common 
boundary of Revenue Survey plot number 357 of mouza Chakbanbahal and Revenue Survey plot number 256 of 
mouza Shyamsundarpur, Jurisdiction List number 6. 


(2) Line 32-83 : The line starts from the point B2, moves towards north up to B3 which is situated on the tri- 
junction of the Revenue Survey plot numbers 355 and 357 of mouza Chakbanbahal, Jurisdiction List number !7 and 
Revenue Survey plot number 256 of mouza Shyamsundarpur, Jurisdiction List number 6. 


(3) Line B3-B4: The line starts from the point 83 moves towards west up to the point B4 on the common boundary 
of the Revenue Survey plot numbers 355 and 357 of mouza Chakbanbahal, Jurisdiction List number |7. 


(4) Line B4-Bl: The line starts from the point B4, moves towards south-west up to the point BI. 
Polygon- C,C2,C3,C4,C] : 


(.) Line Cl-C2: The line starts from the point Cl on the common boundary of the Revenue Survey plot numbers 
2872 and 2875 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number l4, moves towards north-east across Revenue Survey 
plot number 2872 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number |4 up to the point C2 on the common boundary of the 
Revenue Survey plot numbers 2872 and 2873 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number 4. 


(2) Line (2-९३ : The line starts from the point C2, moves towards north-west up to the point C3 on the common 
boundary of the Revenue Survey plot numbers 2872 and 2873 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number 4. 


(3) Line (३-९4 : The line starts from the point C3, moves towards south-west across revenue survey plot number 
2872 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number 44 up to the point C4 on the common boundary of mouzas 
Konardihi, Jurisdiction List number 4 and Shyamsundarpur, Jurisdiction List number |6. 


(4) Line C4-Cl : The line starts from the point C4, moves towards south-east up to the point Cl. 

Polygon- D,D2,D3,D4,D5,D] : 

(.) Line Dl-D2 : The line starts from the point Dl on the common boundary of revenue survey plot numbers 2993 
and 9!4 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number l4, moves towards north-east across revenue survey plot 
number |94 up to the point D2 on the common boundary of revenue survey plot numbers 94 and 9l6 of mouza 


Konardihi, Jurisdiction List number 4. 


(2) Line D2-D3: The line starts from the point D2, moves towards north-west up to the point D3 on the common 
boundary of revenue survey plot numbers 94 and 96 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number |4. 


(3) Line D3-D4 : The line starts from the point D3, moves towards south-west across the revenue survey plot numbers 
9i4 up to the point D4 on the common boundary of revenue survey plot numbers 9l4 and 9i6 of mouza 


Konardihi, Jurisdiction List number 4. 


(4) Line D4-D5: The line starts from the point D4, moves eastwards up to the point D5 on the common boundary of 
revenue survey plot numbers 94 and 2993 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number |4. 


(5) Line D5-DI : The line starts from the point D5, moves south wards up to the point DI. 


[भाग I—ers 3(6॥)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


Polygon- E,E2,E3,E4,E] : 


(.) Line El-E2 : The line starts from the point El] on the common boundary of revenue survey plot numbers 96 and 
9]7 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number !4, moves towards north-east across revenue survey plot number 
97 up to the point E2 on the common boundary of revenue survey plot numbers 9!7 and 98 of mouza 
Konardihi, Jurisdiction List number 4. 


(2) Line E2-E3: The line starts from the point E2, moves towards north-west up to the point E3 along the common 
boundary of revenue survey plot numbers 97 and 9]9 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number |4. 


(3) Line E3-E4 : The line starts from the point E3, moves towards south-west across revenue survey plot number |97 
of mouza Konardihi, Jurisdiction List number 4 up to the point E4 on the common boundary of revenue survey plot 
numbers 9!7 and 96 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number 4. 


(4) Line E4-E]: The line starts from the point E4, moves towards south-east along the common boundary of revenue 
survey plot numbers 97 and !96 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number |4 and closes on the point El. 


Polygon- F,F2,F3,F4,F] : 


(.) Line 7-72 : The line starts from the point 7] on the common boundary of revenue survey plot numbers !98 and 
99 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number !4, moves towards north-east across revenue survey plot number 
99 up to the point F2 on the common boundary of revenue survey plot numbers 99 and 920 of mouza 
Konardihi, Jurisdiction List number 4. 


(2) Line 72-73 : The line starts from the point F2, moves towards north-west up to the point F3 along the common 
boundary of revenue survey plot numbers 99 and 920 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number |4. 


(3) Line 73-74 : The line starts from the point F3, moves towards south-west across revenue survey plot number 99 
of mouza Konardihi, Jurisdiction List number 4 up to the point F4 on the common boundary of revenue survey plot 
numbers 98 and 99 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number 4. 


(4) Line [4-7] : The line starts from the point F4, moves towards south-east along the common boundary of revenue 
survey plot numbers 98 and 9!9 of mouza Konardihi, Jurisdiction List number |4 and closes on the point FI. 

[F. No. 4305/06/2022-LA&IR] 

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-ll0054. शक : 


SRIVASTAVA Saesnasaa asa sassy 


